रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) -04 /0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD. No.G-3/DL ( N)-04/0009/ 2003--05 


दिल्ली 


राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 13] 


दिल्ली , अगस्त 23 - अगस्त 29 , 2013 , बृहस्पतिवार / भाद्र 1--- भाद्र 7 , 1935 
DELHI, AUGUST 23 — AUGUST 29 , 2013, THURSDAY/BHADRA 1--BHADRA 7, 1935 


No.13] 


भाग II - II 


PART IKII 


सर्किट , सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं 
Notices of the Circuit , Civil and Criminal Courts 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


समक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय , नई दिल्ली 


( ऑर्डीनरी ओरिजनल कंपनी जुरिसडिक्शन ) 


कंपनी याचिका सं. 287 ऑफ 2007 


मामले में : 


श्री उपेन्दर किशन काचरू एंड एएनआर 


... याचिकाकर्ता 


बनाम 


मैसर्स श्वेता टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड 


... प्रतिवादी 


याचिका विज्ञापन 


है 


कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 433, 434 एवं 439 के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा समापन ( वाइंड अप ) हेतु एक याचिका दिनांक 
5 दिसंबर , 2007 को प्रस्तुत की गई, और यह याचिका कंपनी न्यायाधीश को समक्ष 27 अगस्त, 2013 को सुनवाई हेतु निर्धारित की गई है । यदि 
कोई व्यक्ति कथित याचिका का समर्थन या विरोध करने का इच्छुक हो तो वह स्वयं अथवा अपने वकील द्वारा हस्ताक्षरित अपनी इच्छा की सूचना 
अपने नाम व पते सहित याचिकाकर्ता के वकील को भेज दें जो कि याचिकाकर्ता के वकील के पास याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि 
से कम से कम दो दिन पूर्व तक पहुंच जानी चाहिए । यदि कोई व्यक्ति याचिका का विरोध करने का इच्छुक हो तो वह अपनी सूचना के साथ 
विरोध का आधार अथवा अपने शपथपत्र की एक छायाप्रति संलग्न करे । यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता हो तो याचिका की प्रति 
अधोहस्ताक्षरी से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है । 


- 


3727 DG/ 2013 


( 29) 


30 


DELHIGAZETTE : NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT : AUGUST 29 , 2013/BHADRA 7 , 1935 


[PART II- II 


द्वारा 
FIT./ 

सोनिया दुबे 
( याचिकाकर्ताओं की वकील ) 
#HH TM T- RH 109 , EGYETT 
fafest, 21 akrgade , 

farm -110 00.1 


स्थान: नई दिल्ली 


fcich : 3T167 8 , 2013 


[ fa514 /11/ 11/9 /13 ] 


IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI 


(Ordinary Original Company Jurisdiction ) 


Company Petition No. 287 of 2007 


In the matter of : 
Sh . Upendra Kishan Kachru & Anr. 


... Petitioner 


Versus 


M /s. Shweta Tours and Travels Pvt. Ltd. 


... Respondent 


Advertisement of Petition 


A petition under section 433,434 and 439 of the Companies Act , 1956 , for winding up was presented by Petitioner 
on the 5th day of December 2007, and the said petition is fixed for hearing before the Company Judge on 27th of August 
2013. Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioner s advocate , notice of 
his intention , signed by him or his advocate, with his name and address , so as to reach the petitioner s advocate not later 
than two days before the date fixed for the hearing of the petition . Where he seeks to oppose the petition the grounds of 
opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice . A copy of the petition will be furnished by the 
undersigned to any person requiring the same on paymentof the prescribed charges for the same. 

Through 


Place : New Delhi 
Dated : August 8 , 2013 


Sd 
Ms. SONIA DUBE 
(Advocate for the Petitioner) 

M / s. LegalOptions 
109, Indraprakash Building 
21 Barakhamba Road , 

New Delhi- 110001 


[ ADVT/[ 1/1/9/13] 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


